निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


30 वैशाख 1936 ( AO ) 
पटना , मंगलवार, 20 मई 2014 


( सं० पटना 427 ) 


पर्यावरण एवं वन विभाग 


अधिसूचनाएं 

24 अप्रील 2014 
सं0 बि०व०से०स्था० - 01 / 2014 - 1144 / प०व० — श्री भी० एन० प्रसाद , (बि०व०से० ) वन प्रमंडल पदाधिकारी, 
पूर्णियाँ वन प्रमंडल को उप वन संरक्षक के पद पर वेतनमान पी०बी० - 3, ग्रेड पे - 6600 में अधिसूचना निर्गत की तिथि से 
प्रोन्नति दी जाती है । 

सं0 बि०व०से०स्था० - 01 / 2014 - 1145 / प०व० — श्री हेमकान्त राय, (बि०व०से० ) वन प्रमंडल पदाधिकारी , कार्य 
नियोजना प्रमंडल, पटना को उप वन संरक्षक के पद पर वेतनमान पी०बी० - 3, ग्रेड पे - 6600 में अधिसूचना निर्गत की 
तिथि से प्रोन्नति दी जाती है । 

सं0 बि०व०से०स्था० - 01 / 2014 - 1146 / प०व० – श्री सुधीर कुमार (बि०व०से०) वन प्रमंडल पदाधिकारी, 
सहरसा को उप वन संरक्षक के पद पर वेतनमान पी०बी० - 3, ग्रेड पे - 6600 में अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रोन्नति 
दी जाती है । 

सं0 बि०व०से०स्था० – 01 / 2014 -1147 / प०व० — श्री सुनिल कुमार, (बि०व०से०) वन प्रमंडल पदाधिकारी, 
भोजपुर को उप वन संरक्षक के पद पर वेतनमान पी०बी० – 3, ग्रेड पे - 6600 में अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रोन्नति 
दी जाती है । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 20 मई 2014 
सं0 बि०व०से०स्था० - 01 / 2014 - 1148 / प०व० – श्री सुधीर कुमार कर्ण (बि०व०से०) परामर्शी, पर्यावरण एवं 
वन विभाग को उप वन संरक्षक के पद पर वेतनमान पी०बी० - 3 ग्रेड पे - 6600 में अधिसचना निर्गत की तिथि से प्रोन्नति 
दी जाती है । 

सं0 बि०व०से०स्था० - 01 / 2014 -1149 / प०व० — श्री अवधेश कुमार ओझा, (बि०व०से० ) वन प्रमंडल 
पदाधिकारी, बेगूसराय को उप वन संरक्षक के पद पर वेतनमान पी०बी० -3, ग्रेड पे- 6600 में अधिसूचना निर्गत की तिथि 
से प्रोन्नति दी जाती है । 

सं0 बि०व०से०स्था० - 01 / 2014 -1150 / प०व० — श्री रणवीर सिंह, (बि०व०से०) वन प्रमंडल पदाधिकारी, 
नालन्दा को उप वन संरक्षक के पद पर वेतनमान पी०बी० – 3, ग्रेड पे - 6600 में अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रोन्नति 
दी जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

वीरेन्द्र कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 427 - 571 + 100 -डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih . nic. in 


